रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L -33004/99 


सामव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

• प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 29 , 2007 / अग्रहायण 8 , 1929 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007/ AGRAHAYANA 8 , 1929 


सं. 3 ] 


सं . 523 ] 
No. 523] 


NEW नई 


- 


वित्त मंत्रालय . 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 2007 

सं. 42 / 2007 - सेवाकर 
सा . का. नि . 739( आ . - वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 41/ 2007 - सेवाकर तारीख 6 अक्तूबर , 2007 [ सा0का0नि0 
645 ( अ) जो भारत के राजपत्र, आसाधारण में तारीख 6 अक्तूबर 2007 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित 
संशोधन करते है; अर्थातः 


उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम सं0 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतः 
स्थापित किया जायेगा, अर्थातः- . 


( 1) 


( 2 ) 
धारा 65 
( यययध ) 


( 3 ) 

( 4 ) 
( 105 ) उक्त माल के निर्यातक द्वारा । (i) निर्यातक उक्त माल के द्वारा 

उपयोग किए जाने वाले कंटेनर | उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का 
का विशेषीकृत सफाई सेवाएं जैसे | विशेषीकृत सफाई अपेक्षित होने के 
विसंक्रमित करना, परिसमाप्त | आश्य वाले क्रेता के साथ किए गए | . 
करना, निर्जीवाणुकरण करना या | लिखित करार की प्रति प्रस्तुत करेगा ; 
सुवासित करना । 

और 
( ii) उक्त विशेषीकृत सफाई सेवाएं 
प्रदान करने वाला सेवाप्रदाता योग्य 
कानून के अंतर्गत उक्त सेवा प्रदान करने 
के लिए सक्षम है । . 


4827 G1 / 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 30 ) 


65 


YER 


ETRI 
(140 


( 105 ) | C HIC THERE 

की गई सेवाएं 


( 1) 3051 HIC | HIT BH HER # 
किया जायेगा जो योग्य अधिकारी द्वारा 
अधिकृत है ; और 
( ii ) 37 TGT mas fua HIM 
भंडारन के लिए उपयोग किया जाता 

ps 


Yve 


यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 


[ 91. F . 341/15/ 2007- BARU] 

जी . जी , पई , अवर सचिव 


faut : 31841 FO 41 / 2007 — 0CF , arte 6 Bregar , 2007 [HO 10 RO 645 ( 31) , mta 6 317rer, 
[2007] GNT TO 101 , HTETUT GTI Wafa ef . 1 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th November, 2007 

No. 42 /2007 -Service Tax 
G .S .R . 739 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 93 of the Finance 
Act , 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 
No .41/2007 -Service Tax , dated the 6th October , 2007 which was published in the Gazette of 
India , Extraordinary , vide number G .S.R . 645 (E ) dated the 6th October, 2007 , namely :- . . 


In the said notification , in the Schedule, after Sr. No .7 and the entries relating thereto , the 
following shall be inserted , namely : 
(1)T T (2 ) 
“ 8 .. Section 65 ( 105 )( zzzd ) Specialized cleaning services (i) the exporter furnishes a copy of the 

namely 

disinfecting, written agreement entered into with 
exterminating, sterilizing or the buyer of the said goods requiring 
fumigating of containers used such specialized cleaning of 
for export of said goods containers used for export of said 
provided to an exporter. 

goods ; and 
( ii ) the service provider is accredited 
by the competent statutory authority 
to provide such specialized cleaning 

services . 
Section 65 ( 105 )(zza ) Services provided for storage | (i) the said goods are stored in a 
and warehousing of said goods: storage or warehouse which is 

approved by the competent authority ; 
and 
( ii ) the storage or warehouse is 
exclusively used for the purpose of 
storage or warehousing of export 

goods." 
This notification shall come into force on the date of its publication in the Official 
Gazette . 

[F. No . 341/15 /2007- TRUJ 

GG PAI, Under Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part I, 
section 3 , sub -section (i), vide number G . S .R . 645 (E ) dated the 6th October, 2007 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 2007 : 

सं . 43 / 2007 - सेवाकर 
सा . का .नि . 740( अ). - वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की धारा 93 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, उक्त वित्त 
अधिनियम की धारा 65 के खंड ( 105 ) के उपखंड ( ययत) में विनिर्दिष्ट ( इसके पश्चात इसे उक्त सेवा के रूप में 
उल्लिखित ) जो व्यापार प्रदर्शन के संबंध में व्यापार प्रदर्शन व्यवस्था करने वाला विर्निमाता द्वारा निर्मित केन्द्रीय उत्पाद 
टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 57, 61 , 62 और 63 के अंतर्गत आने वाले माल ( इसके पश्चात इसे उक्त 
विनिर्माता के रूप में उल्लिखित) को प्रदान करता है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 
के अंतर्गत उनपर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से मुक्त करती है, अर्थातः 


( क ) इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट का दावा करने से पहले, उक्त विनिर्माता ने केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ 
अधिनियम 1985 के अध्यार 57 , 61 , 62 और 63 के अंतर्गत आने वाले माल ( इसके पश्चात इस उक्त 
माल के रूप में उल्लिखित) का निर्यात किया है और उक्त माल के निर्यातक के रूप में निम्नलिखित 
संस्थाओं में से किसी एक संस्था के साथ रजिस्टर्ड है, अर्थात: 


(i ) अपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल; 
(ii ) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल ; 
(iii ) दी कॉटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल; 
( iv) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल ; 
( v) दी इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल ; 
( vi ) पॉवरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल ; 
( vii ) सिंथेटिक एंड रेयॉन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल ; 

( viii) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल ; 
..(ix ) वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिलं ; 

( x ) जूट मेन्यूफेक्चर्स डवलपमेंट कांउसिल ; 


( ख) उक्त माल के उक्त विनिर्माता द्वारा उक्त सेवा के लिए छूट का दावा किया जाएगा; 


(ग) उक्त विनिर्माता द्वारा दावा की गई छूट उक्त सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर के प्रतिदाय 
द्वारा प्रदान की जाएगी; 


( घ) छूट का दावा करने वाले उक्त विनिर्माता ने उक्त सेवा पर सेवा कर का वास्तव में भुगतान किया । 


( ड) उक्त सेवा पर भुगतान किए गए सेवाकर का क्रेडिट केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 
2004 के अंतर्गत नहीं लिया है । 


2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट को निम्न प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, अर्थात्: - 
( क ) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 के अतर्गत सेवा कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उक्त 
विनिर्माता को प्रदान की गई उक्त सेवा पर लागू सेवा कर का भुगतान करेगा और ऐसा व्यक्ति उक्त सेवा के लिए 
छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा । 


( ख) उक्त विनिर्माता उत्पादन करने वाला कारखाना अथवा भंडारण पर क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
के सहायक आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त के पास , जैसा मामला हो, प्रतिदाय के लिए दावा 
प्रस्तुत करेगा ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 361 
( ग ) प्रतिदाय के लिए दावा तिमाही आधार पर उस संगत तिमाही की समाप्ति के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया 
जायेगा जिसके दौरान उक्त सेवा का मूल्य तथा उस पर सेवाकर का भुगतान किया गया है; 


( ध) प्रतिदाय दावा के साथ उक्त सेवा पर संदय सेवाकर का भुगतान जिनके लिए संदत्त सेवाकर के प्रतिदायी को 
.. दावा किया गया है के साक्ष्य वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएगा ; 


( ड) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यथास्थिति स्वयं को इस बात से 
संतुष्ट कर लेने पर कि उक्त सेवा का वास्तव में उपयोग उक्त विनिर्माता के उक्त माल के व्यापार प्रदर्शन के लिए 
किया गया है, उक्त सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर का प्रतिदाय प्रदान करेंगे । 


3. 


इस अधिसूचना की छूट 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी होगी । 


4. : यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 


[ फा . सं. 341/15/ 2007 - टी आर यू ] 

जी . जी . पई , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th November, 2007 

No. 43/2007 -Service Tax 
G .S. R . 740 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 93 of the Finance 
Act, 1994 ( 32 of 1994), the Central Government , on being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby exempts the taxable service, specified in sub -clause (zzo ) of 
clause ( 105 ) of section 65 of the said Finance Act ( hereinafter referred to as the said service ), 
provided in relation to business exhibition of goods by the organiser of business exhibition to a 
manufacturer of goods falling under Chapters 57 , 61, 62 and 63 of the Central Excise Tariff Act, 
1985 ( hereinafter referred to as the said manufacturer), from the whole of the service tax leviable 
thereon under section 66 of the said Finance Act , subject to the following conditions, namely : 


( iii) 


(a ) prior to availment of exemption under this notification , the said manufacturer has 
exported goods falling under Chapters 57, 61, 62 and 63 of the Central Excise Tariff Act, 
1985 ( hereinafter referred to as the said goods) and is registered as exporter of said goods 
with any of the following organisations, namely : 

Apparel Export Promotion Council; 
(ii ) Carpet Export Promotion Council ; 

The Cotton Textiles Export Promotion Council ; 
(iv) Handloom Export Promotion Council; 

The Indian Silk Export Promotion Council ; 
( vi ) Powerloom Development & Export Promotion Council; 
( vii ) Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council; 
( viii ) Wool & Woollens Export Promotion Council ; 
( ix ) Wool Industry Export Promotion Council ; 
( x ) Jute Manufacturers Development Council; 


( v ) 


(b ) the exemption shall be claimed by the said manufacturer for the said service received ; 


(c) the exemption claimed by the said manufacturer shall be provided by way of refund of 
service tax paid on the said service; 


( d) the said manufacturer claiming the exemption has actually paid the service tax on the 
said service ; 


[ भाग 


- खण्ड 3( ) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(e ) no CENVAT credit of service tax paid on the said service has been taken under the 
CENVAT Credit Rules , 2004 . 


The exemption contained in this notification shall be given effect to in the following 
manner, namely : 


(a ) the person liable to pay service tax under section 68 of the said Finance Act shall pay 
service tax as applicable on the said service provided to the said manufacturer and such 
person shall not be eligible to claim exemption for the said service ; 
(b ) the said manufacturer shall claim the exemption by filing a claim for refund of service 
tax paid on the said service to the Assistant Commissioner of Central Excise or the 
Deputy Commissioner of Central Excise , as the case may be, having jurisdiction over the 
factory of manufacture or warehouse ; 


(c ) the claim for refund shall be filed on a quarterly basis , within sixty days from the end 
of the relevant quarter during which payment of the value of the said service and the 
service tax thereon has been made; 


(d) the refund claim shall be accompanied by documents evidencing payment of service 
tax on the said service for which claim for refund of service tax paid is filed ; 


(e ) the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central 
Excise, as the case may be , shall , after satisfying himself that the said service has been 
actually used by the said manufacturer in relation to business exhibition of the said goods 
manufactured by him , refund the service tax paid on the said service . 


. 3. The exemption contained in this notification shall be valid upto 31stMarch , 2009. 

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official 
Gazette. 

{ F No. 341/15/ 2007- TRU] 

GGPAI , Under Secy . 
अधिसूचना . 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर , 2007 

सं . 115 / 2007 - सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 741( अ). - केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21 / 2002- सीमाशुल्क , तारीख 1 
मार्च, 2002, सा0का0नि0 118 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई 
थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थातः 


उक्त अधिसूचना में , 

सारणी में , - 


. (i) 


क्रम सं0 419 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ शून्य " प्रतिस्थापित की जायेगी , 


( ii ) क्रम सं0 534 और संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित 
की जायेगी ; अर्थातः 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY _ _ Part II— Sec. 30 ) 
[ (1 ) | ( 2 ) 

( 3) . 

( 4 ) (5 ) (6 ) 
"534 | 5401 , 5402, 5403, 5404, | सभी माल, नॉयलान के | 5 % - 

5405 00 00 या 5406 सिवाय 


( iii) . क्रम सं0 535 क और संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थातः 


! ( 1 ) ( 2 ) 

(3 ) 
1535 क ( 5501 से 5510 | सभी माल , नॉयलान के सिवाय 

__ _ 


(4) 
5 % 


(5 ) 


(6) 


| 


IN 


___ ( 2 ) 


( iv ) क्रम सं0 553 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतः स्थापित 
की जायेगी; अर्थातः 

( 3 ) 
"553 क 29053100 मोनो इथीलिन ग्लाइकोल | 5 % 

( एमईजी) 
553 ख । 2917 3600 प्योर टेरेपेथेलिक एसिड | 5 % 

( पीटीए) 
553ग 29173700 

डिमेथिल 

टेरेपेथेलेट | 5 % 
( डीएमटी ) 


- 


!( v ). क्रम सं0 559 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतः स्थापित 
की जायेगी; अर्थातः 


SAPP 


कक 


चालिस्टरविस । 


. 


| ( 4 ) (5 ) | (6 ) 
" 559 क 3907 पॉलिस्टर चिप्स 

5 % 
[ फा . सं. 354/ 168/ 2007 - टी आर यू ] 

जी . जी . पई, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 21 / 2002- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 , सा0 का0 नि0 118 ( अ) , तारीख 
1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी , और उसमें अंतिम संशोधन 
अधिसूचना सं0 93/ 2007 - सीमाशुल्क , तारीख 8 अगस्त, 2007, सा0का0नि0 539 ( अ) तारीख 8 अगस्त, 2007 
गया था । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th November, 2007 

No . 115 / 2007- Customs 
G .S.R . 741(E ). - In exercise ofthe powers conferred by Sub -section (1) of Section 25 of the Customs 
Act , 1962 (52 of 1962), the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 21/2002 – 
Customs, dated the 1st March , 2002 which was published in the Gazette of India , Extraordinary , 
vide number G .S .R . 118 ( E ), dated the 1stMarch , 2002, namely : 
In the said notification , - 


in the Table , - 


(i) 


against S.No.419, for the entry in column (4), the entry " Nil ” shall be substituted ; 


( ii ) 


for S. No. 534 , and the entries relating thereto , the following S .No. and entries shall be 
substituted , namely : 


.-. 


- 


. 


- 


( MT1II--- QUE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(5 ) 


(6 ) 


(1 ) 
* 534 


(2 ) 
5401 , 5402 , 5403, 5404 , 
5405 00 00 or 5406 


(3 ) . 
| All goods, other than 
| those of nylon 


(4 ) 
5 % 


(iii) 


for S.No . 535A , and the entries relating thereto , the following S .No. and entries shall be 
substituted, namelý: 


(4) 
5 % 


| (5) 16 
. . 


| “ 535A 


5 501 to 5510 


All goods, other than those of nylon 


(iv ) 


after S.No.553 and the entries relating thereto, the following S.Nos and entries shall be 
inserted, namely: 


L . (1) 
" 553 A 


(5 ) 


(6 ) 


553B 


(2 ) 

(3) _ 

(4 ) 
2905 31 00 Mono ethylene glycol | 5 % 

(MEG ) _ 
2917 36 00 Pure terephthalic acid 

(PTA ) 
2917 37 00 Dimethyl terephthalate 5 % 

(DMT) 


553C 


(v) 


after S.No. 559 and the entries relating thereto , the following S.No. and entries shall be 
inserted , namely : 


I (1) 
45598 


I 


(2 ) 
3907 


I Polyester chine 

(3) 


" 559A 


5 % 


[F. No.354 / 168 /2007- TRU ] 

GG PAI, Under Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary, vide 
number G .S .R . 118 ( E ), dated the 1st March 2002 and was last amended vide notification No . 
93/2007 -Customs, dated the gth August, 2007 which was published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide number G . S.R .539( E ), dated the 8th August, 2007 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

. and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


